निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 364 ) 


18 वैशाख 1935 ( श ) 
पटना, बुधवार , 8 मई 2013 


वित्त विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
6 मई 2013 


सं० 


एम - 4 - 17 / 2013 / 4521-विo — भारतीय 


रिजर्व बैंक 


द्वारा 


e -tax 


संग्रहण 


अथवा 


e - government payment and sortout operational issue, Treasury Bank interface fel 
कोषागारों के आधुनिकीकरण से संबंधित मामलों पर महाप्रबंधक (बैंकिंग), भारतीय रिजर्व बैंक की 
अध्यक्षता में गठित समिति के लिये बिहार सरकार , वित्त विभाग से प्रतिनिधि के रूप में श्री कामेश्वर 
ओझा, सहायक बजट नियंत्रक , वित्त विभाग को मनोनीत किया जाता है । यह अधिसूचना निर्गत की 
तिथि से प्रभावी होगी । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


मो० सउद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 364 -571 + 25-डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


